निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 कार्तिक 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 947 ) पटना , वृहस्पतिवार , 27 अक्तूबर 2016 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


अधिसूचना 

21 सितम्बर 2016 
सं० कारा / प्रो0 (स्थाo) - 10 - 06 / 13 - 262 — बिहार प्रोबेषन सेवा के 10 ( दस ) प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों 
को विभागीय अधिसूचना संख्या - कारा / प्रो० (स्था0 ) - 10 - 33 / 14 - 228, दिनांक 09.08. 2016 के द्वारा वेतनमान 
P. B - 3 + 6600 से उप निदेशक (प्रोबेशन ) के पद पर वेतनमान P. B - 3 + 7600 में औपबंधिक प्रोन्नति दी गई थी । 

उपर्युक्त के आलोक में सभी 10 ( दस ) प्रोन्नत पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ - 5 के 
कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है: 

उप निदेशक का 
क्र . 

गृह जिला वर्तमान पदस्थापन प्रस्तावित नव पदस्थापन 
नाम 


2 


1. | श्री लियोनार्ड तिर्की 


| गुमला , झारखंड कारा निरीक्षणालय प्रोबेशन निदेशालय , कारा एवं सुधार 

(निदेशक प्रोबेशनचर्या के सेवाएँ, बिहार, पटना 
प्रभार में ) 

( अपने वेतनमान में निदेशक 
प्रोबेशनचर्या के प्रभार में ) 


2. | श्री शिवनाथ प्रसाद 


पटना 


प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन | प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, 
कार्यालय , मुजफ्फरपुर 

गया 


नालंदा 


3. | श्री मनोज कुमार 

सिन्हा 


प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन | प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , 
कार्यालय, भागलपुर 


पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 अक्तूबर 2016 


उप निदेशक का 

नाम 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


प्रस्तावित नव पदस्थापन 


पटना 


4. श्री बामेश्वर सिंह 

विद्यार्थी 


जिला प्रोबेशन कार्यालय, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , 
__ हाजीपुर 

भागलपुर 


5. | श्री विनोदानंद झा 


मुजफ्फरपुर जिला प्रोबेशन कार्यालय, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , 

सारण , छपरा 
गोपालगंज 


| 6. श्री महेन्द्र लाल प्रसाद 


पटना 


जिला प्रोबेशन कार्यालय, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, 


पूर्णियाँ 


सासाराम 


7. | श्री सत्येन्द्र प्रसाद 


बेतिया 


जिला प्रोबेशन कार्यालय, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , 

सहरसा 
कटिहार 


8. श्रीमती उषा कुमारी 


मधुबनी 


जिला प्रोबेशन कार्यालय, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, 

दरभंगा 
मोतिहारी 


9. | श्रीमती किरण कुमारी 


मुजफ्फरपुर जिला प्रोबेशन कार्यालय, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , 
सीतामढ़ी 

मुंगेर 


10. श्री विजय प्रसाद 


पटना 


जिला प्रोबेशन कार्यालय, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, 
बेतिया 

मुजफ्फरपुर 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 947-571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


